निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 267 ) 


5 चैत्र 1940 ( श० ) 
पटना , सोमवार 26 मार्च 2018 


सं० 3ए - 2 - वे०पु० - 13 / 2015 - 2189 / वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 
21 मार्च 2018 


विषय : - श्रम संसाधन विभाग के अर्न्तगत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के अन्तर्गत उप प्राचार्य 

तथा प्राचार्य का पुनरीक्षित वेतन स्तर के संशोधन के संबंध में । 

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आनोक में वित्त विभागीय संकल्प सख्या 3590, दिनांक 24.05.2017 के 
द्वारा दिनांक 01.01. 2016 के प्रभाव से बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के पदाधिकारियों के लिए निम्नयपेण पुनरीक्षित 
वेतन स्तर की स्वीकृति दी गई है : 


क्र० सं० 


पदनाम 


वेतन स्तर 


उप प्राचार्य 


2 


प्राचार्य 


3 


प्रवर कोटि प्राचार्य 


उप निदेशक 


संयुक्त निदेशक 


2. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा सम्वर्ग के संबंध में राज्य वेतन आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है 
कि यदि विभाग द्वारा उक्त संग को मल कोटि पद सहित चार स्तरीय पदीय संरचना के 
जाता है तो क्रमशः वेतन स्तर 8, 11, 12 एवं 13 अनुमान्य होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 मार्च 2018 


____ 3. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रवर कोटि प्राचार्य के पद को सम्पर्ग से हटाते हुए 
मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त प्रशासी विभाग के स्वीकृत्यादेश सं० 176, दिनांक 14.12. 2017 के द्वारा राज्य सेवाओं की 
भांति बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया गया । पुनर्गठन के उपरान्त निम्नवत् पदसोपान एवं 
उसके लिए वेतन स्तर विहित किया गया है । 


क्र० सं० 


पदनाम 


वेतन स्तर 


___ 1 


उप प्राचार्य 


9 


2 


प्राचार्य 


उप निदेशक 
संयुक्त निदेशक 


___ 4. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संर्वग के मूल कोटि पद , उप प्राचार्य की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता 
एवं अनुभव, अन्य तकनीकी सेवा संवर्गो यथा बिहार अभियंत्रण सेवा, बिहार उद्योग सेवा आदि राज्य सेवाओं के मूल 
कोटि पद के समकक्ष है । अतः बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को दृष्टिपथ में रखते हुए पुनर्गठन 
की तिथि से अन्य राज्य सेवाओं के समान बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि पद , उप प्राचार्य पद के लिए 
वेतन स्तर – 9 तथा प्रथम प्रोन्नति का पद, प्राचार्य के लिए वेतन स्तर - 11 स्वीकृत किए जाने का विषय राज्य सरकार के 
समक्ष विचाराधीन है । 

5. सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि पुनर्गठन संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 176, दिनांक 
14. 12. 2017 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3590 , दिनांक 24.05. 2017 के चैप्टर - 5 (5.1 ) के क्रम 
संख्या - 1043 एवं 1044 को संशोधित करते हुए बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के उप प्राचार्य तथा प्राचार्य के लिए 
दिनांक 14.12.2017 के प्रभाव से क्रमशः वेतन स्तर - 9 तथा वेतन स्तर - 11 अनुमान्य होगा तथा क्रम संख्या 1045 में 
अंकित प्राचार्य (प्रवर कोटि ) / श्रेत्रीय निरीक्षण पदाधिकारी को विलोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव (व्यय) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 267 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


